। 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 श्रावण, 1938 ( श० ) 


संख्या - 539 राँची, मंगलवार, 


1 अगस्त, 2017 (ई०) 


नगर विकास एवं आवास विभाग 


अधिसूचना 
13 जुलाई , 2017 


संख्या-8/ चुनाव/ 102 / 2017/ न वि॰आ०-4483( अनु०)-- झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम , 2011 
( झारखण्ड अधिनियम 07, 2012) की धारा - 15 (2)(क ) के परन्तुक में यह प्रावधान है कि “ राज्य सरकार, 
अधिसूचना द्वारा पार्षदों की संख्या का निर्धारण अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना जिसके सुसंगत आँकड़े प्रकाशित 
हो चुके हों , के आधार पर अवधारित करेगी । " 
2. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा -8 के अन्तर्गत वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों 
के आधार पर राज्य अन्तर्गत नगरपालिका क्षेत्रों के वर्गीकरण किए जाने के फलस्वरूप उनकी वर्तमान 
स्थिति में हुए परिवर्तन को भी दृष्टिगत रखते हुए उनमें पार्षदों की संख्या का पुनः अवधारण किया जाना 
आवश्यक है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) मंगलवार , 1 अगस्त, 2017 


उल्लेखनीय है कि राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में वर्ष 2013 में 28 नगर निकायों में आम 
निर्वाचन सम्पन्न किये गए थे, उन निकायों में आम निर्वाचन के पश्चात् पाँच वर्ष का कार्यकाल माह अप्रैल, 
2018 में पूर्ण हो जाएगा । 
3. अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना, 2011 के सुसंगत आँकड़े प्रकाशित हो चुके है तथा झारखण्ड नगरपालिका 
अधिनियम, 2011 की धारा-8 के अधीन राज्य अन्तर्गत नगरपालिका क्षेत्रों को वर्गीकृत किया गया है तथा 
कुछ निकायों का वर्गीकरण प्रक्रियाधीन है । 

“ झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 " की धारा -15(2) के परन्तुक में पार्षदों की संख्या का 
अवधारण करने का उल्लेख है तथा एतद् “ झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 
2012 के नियम -3 में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या नगर निगम/ नगर परिषद/ नगर पंचायत की कुल 
जनसंख्या के आधार पर निश्चित किए जाने का उल्लेख है । अतएव पार्षदों की संख्या का अवधारण एवं 
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या का विनिश्चय स्वाभाविक रूप से एक -दूसरे के पूरक हैं | 
4. विदित हो कि कतिपय नगर निकायों को “ झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम , 2011 " की धारा-8 के 
अंतर्गत वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर नगरपालिका क्षेत्रों का वर्गीकरण करते हए 
उत्क्रमित किया जा चुका है तथा उत्क्रमण के पश्चात् अधिनियम की धारा - 15 (2) (क ) के अनुसार पार्षदों की 
संख्या का अवधारण भी किया जा चुका है यथा-(1) हजारीबाग नगर निगम (2) गुमला नगर परिषद वर्ग- ख , 
( 3) सिमडेगा नगर परिषद वर्ग- ख , (4) पाकुड़ नगर परिषद ‘ वर्ग- ख , (5) मिहिजाम नगर परिषद ‘वर्ग- ख ( 6) 
गढ़वा नगर परिषद ‘ वर्ग- ख | 
5. फुसरो नगर परिषद् ‘ वर्ग- ख तथा साहेबगंज नगर परिषद् ‘ वर्ग- ख में पूर्व से गठित प्रादेशिक निर्वाचन 
क्षेत्रों की संख्या एवं झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम , 2011 की धारा-15(2) क के आधार पर आधारित 
पार्षदों की संख्या एवं उनके निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डी) की संख्या समान है । 
6 . राज्य में पांच नवगठित निकायों यथा (1) रामगढ़ नगर परिषद् ‘वर्ग- क , (2) कपाली नगर परिषद् 
‘वर्ग- ख , (3) नगर उंटारी नगर पंचायत, (4) छत्तरपुर नगर पंचायत तथा (5) बरहरवा नगर पंचायत का गठन 
किया जा चका है तथा निकायों के लिए " झारखंड नगरपालिका निर्वाचन एवं चनाव याचिका नियमावली. 
2012 " के नियम -3 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पार्षदों की संख्या का अवधारण किया जा चुका है । 
7. मेदिनीनगर नगर परिषद वर्ग- ख को उत्क्रमित करते हुए मेदिनीनगर नगर निगम , मानगो अक्षे०स० 
को नगर निगम तथा जुगसलाई नगरपालिका को नगर परिषद ‘ वर्ग- ख के रूप में उत्क्रमित किये जाने हेतु 
अलग से कार्रवाई की जा रही है । साथ ही गोड्डा नगर पंचायत तथा चिरकुण्डा नगर पंचायत को नगर 
परिषद् में उत्क्रमित किये जाने की कार्रवाई विचाराधीन है । 
8. राज्य अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों यथा - (1) राँची नगर निगम, (2) आदित्यपुर नगर निगम, (3 ) 
गिरिडीह नगर परिषद ‘वर्ग- ख (4) चतरा नगर परिषद ‘वर्ग- ख , (5) लोहरदगा नगर परिषद ‘वर्ग- ख , (6) दुमका 
नगर परिषद ‘ वर्ग- ख , (7) मधुपुर नगर परिषद ‘ वर्ग- ख , (8) चाईबासा नगर परिषद ‘ वर्ग- ख , (9) चिरकुण्डा 
नगर पंचायत , ( 10) बुण्डू नगर पंचायत, ( 11 ) छूटी नगर पंचायत, (12) बासुकीनाथ नगर पंचायत , ( 13) गोड्डा 
नगर पंचायत , (14) राजमहल नगर पंचायत , ( 15 ) जामताड़ा नगर पंचायत , ( 16) चाकुलिया नगर पंचायत , (17 ) 
सरायकेला नगर पंचायत, (18) हुसैनाबाद नगर पंचायत, ( 19 ) लातेहार नगर पंचायत में आम निर्वाचन सम्पन्न 
कराने के निमित्त उनमें पार्षदों की संख्या का अवधारण किया जाना आवश्यक है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 1 अगस्त, 2017 


. 


1 


55 


53 


32 


30 


. 


22 


9. अतः झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम , 2011 की धारा - 15 (2) क के परन्तुक एवं “ झारखण्ड 
नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 " के नियम -3 के अध्यधीन उपर्युक्त 19 
नगरपालिका क्षेत्रों में पार्षदों की संख्या/ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या (विस्तृत विवरणी संलग्न ) 
निम्नरूपेण अवधारित की जाती है: 

पूर्व में गठित झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम , 2011 की धारा- 15( 2) में 

प्रादेशिक निर्वाचन | वर्णित प्रावधान के आलोक में वर्ष 2011 की जनगणना के 
नगर निकाय का नाम 

क्षेत्रों (वार्डों) की आकड़ों के आधार पर अवधारित पार्षदों की संख्या एंव 
संख्या 

उनके निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों की संख्या ) 
2 

4 
| राँची नगर निगम 

आदित्यपुर नगर निगम 
गिरिडीह नगर परिषद वर्ग- ख 
चतरा नगर परिषद वर्ग - ख 

20 
लोहरदगा नगर परिषद वर्ग - ख 
दमका नगर परिषद वर्ग- ख 
| मधुपुर नगर परिषद ख 

चाईबासा नगर परिषद ‘वर्ग - ख 
| चिरकुण्डा नगर पंचायत 
| बण्डू नगर पंचायत 

13 
| 11 | खूटी नगर पंचायत 

19 
बासुकीनाथ नगर पंचायत 

10 
| गोड्डा नगर पंचायत 
14 राजमहल नगर पंचायत 
15 जामताड़ा नगर पंचायत 

चाकुलिया नगर पंचायत 
सरायकेला नगर पंचायत 

10 

11 
हसैनाबाद नगर पंचायत 

13 

16 
| 19 | लातेहार नगर पंचायत 

12 


19 


12 


16 


13 


14 


16 
12 


16 


10 


17 


15 


10. उक्त अवधारण का प्रभाव उपर्युक्त नगरपालिका क्षेत्रों पर तब तक नहीं पड़ेगा जबतक आम निर्वाचन के 
पश्चात् उनकी प्रथम बैठक हेत् नियत तिथि से पाँच वर्ष तक का कार्यकाल समाप्त न हो जाए | 
11. एतद् सम्बन्धी पूर्व में निर्गत अधिसूचनाएं इस हद तक संषोधित समझी जाएगी । 


झारखंड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिंह , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 1 अगस्त , 2017 


कंडिका- 09 में अंकित शहरी स्थानीय निकायों का झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 के नियम-3 के तहत् प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों ( वार्डी) की संख्या का अवधारणः 


मानक जनसंख्या के 
आधार पर वार्डों की 
न्यूनतम संख्या 


जनगणना 
2011 के 
आधार पर 


अवशेष जनसंख्या के आधार पर अनुमान्य वार्डों की संख्या 


क्र० 


कुल वार्डों की 


नगरपालिका क्षेत्रों का नाम 


जिला का नाम 


संख्या ( 6 + 10 ) 


कुल 


मानक 


वार्डों की 
संख्या 


अवशेष 
जनसंख्या 


प्रतिशत 


वार्डों की 
संख्या 


जनसंख्या 


अतिरिक्त प्रत्येक वार्ड 

के गठन हेतु 
विनिर्धारित जनसंख्या 

50000 


जनसंख्या 


1073427 


150000 


923427 


18. 46 


राँची 


53 


35 
___ 10 


21054 


12000 


9054 


2800 


3.23 


3 


13 


114533 


40000 


20 


110533 


6000 


12 .42 


32 


गिरिडीह 
चतरा 
लोहरदगा 


49985 


40000 


20 


9985 


6000 


1. 66 


22 


57411 


17411 


2 . 90 


40000 
40000 
12000 


6000 
6000 


47584 


7584 


1. 26 


दुमका 


17123 


20 
20 
10 
20 
10 


5123 


2800 


1 . 82 


12 


55238 


40000 


15238 


6000 


2. 53 


22514 


12000 


10514 


2800 


3. 75 


राँची नगर निगम 
बुण्डू नगर पंचायत 
गिरिडीह नगर परिषद् ‘वर्ग- ख 
चतरा नगर परिषद् ‘ वर्ग- ख 
लोहरदगा नगर परिषद् ‘ वर्ग- ख 
दुमका नगर परिषद् ‘ वर्ग- ख 
बासुकीनाथ नगर पंचायत 
मधुपुर नगर परिषद् ‘ वर्ग- ख 
राजमहल नगर पंचायत 
चाईबासा नगर परिषद वर्ग - ख 
आदित्यपुर नगर निगम 
सरायकेला नगर पंचायत 
चिरकुण्डा नगर पंचायत 
खूटी नगर पंचायत 
गोड्डा नगर पंचायत 
जामताड़ा नगर पंचायत 
चाकुलिया नगर पंचायत 
हसैनाबाद नगर पंचायत 
लातेहार नगर पंचायत 


69565 


40000 


20 


29565 


6000 


4. 92 


ur|9|NODoo||Pu|NPNR| 


174355 


150000 


35 


24355 


50000 


0 . 48 


1 


. 


14252 


12000 


10 


2252 


2800 


11 


___ 0.80 
11. 96 


45508 


12000 


33508 


देवघर 
साहेबगंज 
पश्चिमी सिंहभूम 
सरायकेला 
खरसांवा 
धनबाद 
खूटी 
गोड्डा 
जामताड़ा 
| पूर्वी सिंहभूम 
पलामू 
लातेहार 


2800 


22 


10 
10 


36390 


12000 


24390 


2800 


8 . 71 


19 


15 


48480 


10 


36480 


2800 


13. 02 


23 


12000 
12000 


16 


29415 


17415 


2800 


6 . 21 


10 
10 


17 


16306 


12000 


4306 


2800 


1. 53 


29241 


12000 


10 


17241 


2800 


6 . 15 


19। 


26981 


12000 


10 


14981 


2800 


5 . 35 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 539 -- 50 


